सद 


छत्तीसग 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013 - 2015 . " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी .2 - 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई , दिनांक 
30 - 05 - 2001. ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 554 ] 


रायपुर , बुधवार , दिनांक 4 सितम्बर 2019 - भाद्रपद 13 , शक 1941 


. . . . 


. 


. . 


. . 


- 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर 
अटल नगर , दिनांक 4 सितम्बर 2019 

अधिसूचना 
क्रमांक एफ 10- 8 / 2019 / 1 / एक . - यतः भारत के सविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा - 5 
के उप - पैरा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा 
सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 - 1 / 2012 / 1 - 3 , दिनांक 17.01.2012 
के माध्यम से बस्तर तथा सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय निवासी को 
उक्त अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 02 वर्ष के कालावधि के लिए , संबंधित जिलों के 
विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों 
पर भर्ती हेतु पात्र होने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं । समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 
19 मई , 2014 द्वारा उक्त अवधि को 16 जनवरी, 2015 तक एवं अधिसूचना दिनांक 
10 मार्च, 2015 द्वारा 16 जनवरी , 2017 तक एवं समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी , 
2017 द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक के लिए बढ़ाया गया था । पुनः समसंख्यक 
अधिसूचना दिनांक 28 मई , 2019 द्वारा उक्त अवधि को 31 दिसम्बर , 2021 तक की कालावधि 
तक के लिए बढ़ाते हुए इसे कोरबा जिले के निवासियों के लिए भी विस्तारित किया गया है; . 

अतएव, उक्त के अनुकम में राज्य शासन, सरगुजा एवं बस्तर संभाग के अंतर्गत आने 
वाले जिलों के अंतर्गत विभिन्न विभागों में तथा कोरबा जिले के अंतर्गत आने वाले विभिन्न 
विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों की विद्यमान और उदभूत होने 
वाली रिक्तियों एवं उक्त क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों आदि के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के 
पदों की विद्यमान और उद्भूत होने वाली रिक्तियों को उक्त क्षेत्र के स्थानीय निवासी से भरे 
जाने हेतु "विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड " का गठन करती है । 

1107 


1108 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 4 सितम्बर 2019 


"विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड " का स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र निम्नानुसार होगा: 


स . विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन मुख्यालय | पदेन अध्यक्ष 

कार्यक्षेत्र 
क्र . बोर्ड का नाम 
| विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन संभागीय आयुक्त संभागीय आयुक्त जिला सरगुजा, 
बोर्ड – सरगुजा ( अंबिकापुर ) | कार्यालय सरगुजा सरगुजा 

जशपुर, 

कोरिया , 
( अंबिकापुर ) ( अंबिकापुर ) सूरजपुर, 

बलरामपुर - रामानुजगंज 
2. विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन संभागीय आयुक्त संभागीय आयुक्त | जिला - बस्तर, उत्तर 
| बोर्ड - बस्तर ( जगदलपुर) । कार्यालय बस्तर बस्तर ( जगदलपुर) | बस्तर कांकेर, दक्षिण 
( जगदलपुर ) 

बस्तर दंतेवाड़ा 
नारायणपुर , बीजापुर , 

सुकमा, कोण्डागांव 
3. विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन संभागीय आयुक्त संभागीय आयुक्त जिला - कोरबा 

बोर्ड - बिलासपुर कार्यालय बिलासपुर बिलासपुर 


विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन निम्नानुसार होगा: 


1 


पदेन अध्यक्ष 
पदेन सदस्य 
सदस्य सचिव 


3 


संभागीय आयुक्त 
संभाग के संबंधित कलेक्टर 
उपायुक्त ( राजस्व / विकास ) 
( अध्यक्ष द्वारा मनोनीत ) 
नियुक्ति प्राधिकारी, संबंधित स्थानीय कार्यालय / विभाग 
( एक से अधिक विभाग / कार्यालय होने पर अध्यक्ष 
द्वारा मनोनीत ) 


A 


संयोजक 


उक्त बोर्ड संबंधित स्थानीय कार्यालय / विभाग के भर्ती नियमों में विहित प्रावधानों तथा 
शासन द्वारा समय - समय पर जारी नियमों / निर्देशों में निहित प्रावधानों के अधीन तृतीय एवं 
चतुर्थ श्रेणी के भर्ती हेतु उपलब्ध विभिन्न पदों पर चयन की कार्यवाही कर सकेगा । ऐसे 
चयनित व्यक्तियों की नियुक्ति संबंधित विभाग के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी । परन्तु 
गृह विभाग के अंतर्गत गृह ( पुलिस), जेल तथा परिवहन विभाग से संबंधित पदों पर चयन 
उक्त बोर्ड द्वारा नहीं किया जायेगा । 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 4 सितम्बर 2019 - 


1108 ( 1 ) 


संबंधित विभागों के भर्ती नियमों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए चयन 
प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान / नियम / उपनियम इन प्रावधानों की सीमा तक संशोधित समझे 
जाएंगे । साथ ही सभी संबंधित विभाग अपने भर्ती नियमों में तद्नुसार आवश्यक संशोधन 
सुनिश्चित करेंगे । 


विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का प्रशासकीय विभाग शासन का सामान्य प्रशासन 
विभाग होगा । आवश्यतानुसार उक्त बोर्ड का सेट - अप इत्यादि के संबंध में समस्त कार्यवाही 
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा की जाएगी । राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि वह उक्त 
बोर्ड को अपने कार्य संचालन के संबंध में समय - समय पर आवश्यक निर्देश जारी कर सके । 
राज्य शासन को यह भी अधिकार होगा कि बोर्ड के कार्य के संचालन के लिए नियम बना 
सके । 

___ छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

रीता शांडिल्य , सचिव . 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019 . 


